. 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D . L -33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub -Section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 602 ] 
No. 602] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 22 , 2006 / पौष 1 , 1928 
NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 22 , 2006/ PAUSA 1, 1928 


- - -- 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( पोत परिवहन विभाग ) 

( पत्तन स्कंध ) 
. अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2006 

सा . का . नि . 767 ( अ). -. सं. सा . का . नि . 786 ( अ ) के रूप 
में दिनांक 3 दिसम्बर , 2004 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित, 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ( सामान उतारे जाने के घाटों , 
जहाज - घाटों , घाटों मालगोदामों , शेडों और अन्य विविध सेवाओं के 
प्रयोग की दरों का निर्धारण ) संशोधन नियम , 2004, अंडमान और 
निकोबार प्रशासन/ पत्तन प्रबंधन बोर्ड द्वारा भारी भूकंप/ सुनामी के प्रभावों के 
कारण कार्यान्वित नहीं किए जा सके । उपर्युक्त नियमों को कार्यान्वित किए 
जाने की तारीख, दिनांक 13 जून की अधिसूचना सं. सा . का. नि. 363 ( अ ) 
द्वारा संशोधित कर दी गई । 

चूँकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुर्नवास से 
संबंधित कार्य अभी भी चल रहा है तथा अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स 
एण्ड इंडस्ट्री ने प्रभार इतने अधिक बढ़ा दिए जाने के विरुद्ध अभिवेदन 
प्रस्तुत किया है, केन्द्रीय सरकार, दिनांक 3 दिसम्बर , 2004 की अधिसूचना . 
को कार्यन्वित किए जाने की तारीख को , बदली हुई तारीख फिर से । 
अधिसूचित किए जाने तक, एतद्द्वारा, आस्थगित रखे जाने के प्रति 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT 

AND HIGHWAYS 
(Department of Shipping) 

(PORTS -WING ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd December , 2006 

G. S . R. 767 ( E). - The Andaman & Nicobar 
Islands (Fixation of Rates for the Use of Landing Places, 
Wharves, Quays, Warehouses, Sheds and other 
Miscellaneous Services ) Amendment Rules, 2004 
Published in the Extraordinary Gazette dated the 
3rd December , 2004 vide G. S . R No. 786 ( E ) could not be 
implemented by Andaman & Nicobar Administration /Port 
Management Board (PMB) due to the massive Earthquake/ 
Tsunami effects . The date of implementation of said 
Rules was revised vide notification G . S.R . 363 (E ) dated 
13th June, 2006. 

Since , the rehabilitation work is still underway 
in Andaman and Nicobar Islands and the Andaman 
Chamber of Commerce and Industry has represented 
against the steep hike of the charges, the Central 
Government hereby agreed to keep in abeyance the date 
of implementation of the notification dated the 
3rd December, 2004 till the revised date is notified again. 

[ F. No. PR-14011/1/ 2001- PG ] 

A . K . BHALLA, Jt. Secy . 


. 


। 


सहमत है । . 


[ फा. सं. पी आर -14011 /1/2001 - पी जी ] 

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव 


3971 GI/ 2006 


Printed by . the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


